निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 अग्रहायण 1937 ( श० ) 
( सं० पटना 1300 ) पटना , बुधवार , 2 दिसम्बर 2015 


सं0 सं0प्र0 - 1 / ल0ज0सं0 / स्थाo ( क0अ0) 11 / 2012 / 4168 

लघु जल संसाधन विभाग 


ग 


- 


- 


- 


- 


- 


संकल्प 


___ 4 अगस्त 2015 
विषय: - जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा कनीय अभियंताओं का संवर्ग विभाजन के फलस्वरूप संविदा के 

आधार पर नियोजित 11 कनीय अभियंताओं ( असैनिक / यांत्रिक ) का अगले एक वर्ष तक के लिए 
पुनर्नियोजन । 

पूर्व में कनीय अभियंताओं का संवर्ग नियंत्री विभाग , जल संसाधन विभाग था । उक्त विभाग द्वारा नियमित एवं 
संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंताओं की सेवायें लघु जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करायी जाती थी । 
वर्तमान में जल संसाधन विभाग में नोडल व्यवस्था समाप्त हो चुकी है । कनीय अभियंताओं का अन्तिम संवर्ग विभाजन 
हो चुका हैं जल संसाधन विभाग का परामर्श प्राप्त हुआ है कि संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता जिनकी 
पुनर्नियोजन की अवधि जुलाई, 2014 में समाप्त हो चुकी है, को संबंधित कार्य विभाग आवश्यकतानुसार अगले एक वर्ष 
तक के लिए पुनर्नियोजन की कार्रवाई करे । 

तदनुसार संवर्ग विभाजन के फलस्वरूप लघु जल संसाधन विभाग , पटना द्वारा प्रथमवार 153 कनीय अभियंता 
का पुनर्नियोजन विभागीय संकल्प संख्या - 6652 दिनांक 20. 11.14 द्वारा किया गया है । इसके अतिरिक्त 11 ( ग्यारह ) 
कनीय अभियंताओ का पुनर्नियोजन अगले एक वर्ष तक के लिए किया जा रहा है । 

___ 2. संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्ग दर्शक सिद्वांत सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 
संख्या - 2401 दिनांक 18.7.07 द्वारा निर्धारित है । विशेष परिस्थिति में कार्यहित एवं जनहित में एवं नियमित नियक्ति की 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 2 दिसम्बर 2015 
प्रक्रिया में अपरिहार्य विलंब की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या - 1718 दिनांक 6.5.2010 एवं संकल्प 
सं0- 1029 दिनांक 19.01. 12 में सन्निहित प्रावधानों के आलोक में पुनर्नियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है । 

3. उपर्युक्त परिपेक्ष्य में कनीय अभियंता असैनिक / यांत्रिक पद पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य 
विलंब के कारण तथा विभागीय आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कार्यहित में संविदा के आधार पर 
नियोजित या कार्यरत वैसे 11 (ग्यारह) कनीय अभियंताओं, जिनका कार्यकलाप अच्छा हो और जिनके विरूद्व शिकायत 
प्राप्त नहीं हुई हो का अगले एक वर्ष तक के लिए पुनर्नियोजन करने का निर्णय लिया गया है । ( सूची संलग्न ) 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा 

इसकी प्रतियाँ सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / बिहार कर्मचारी चयन आयोग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी 
जिला पदाधिकारी को भेजी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

गोपाल कृष्ण परमहंस, 

सरकार के अपर सचिव । 
संविदा के आधार पर नियुक्त / पदस्थापित कनीय अभियंताओं के पुनर्नियोजन से संबंधित सूची 
क्रम कनीय अभियंता का नाम 

प्रमंडल का नाम 
संख्या 
1 श्री राजेश कुमार( यांत्रिक ) 

| नलकूप प्रमंडल, पटना( पू0 ) 


नलकूप प्रमंडल , पटना(पू0 ) 


| नलकूप प्रमंडल, मधेपुरा 


4 


नलकूप प्रमंडल , मधेपुरा 
नलकूप प्रमंडल , मधेपुरा 


| श्री सुनील कुमार ( असैनिक ) । 
| श्री अनिल कुमार( असैनिक) 
| श्री साधुशरण राय ( असैनिक ) 

श्री सुप्रभात कुमार रंजन ( यांत्रिक ) 
| श्री उमेश कुमार (असैनिक) 
| श्री राजीव कुमार ( असैनिक ) 
| श्री मुकेश कुमार ( असैनिक) 
| श्री रौशन कुमार ( असैनिक) 
| श्री अरूण कुमार भारती ( असैनिक) 


नलकूप प्रमंडल, पटना ( प० ) 


नलकूप प्रमंडल , दरभंगा 


नलकूप प्रमंडल, समस्तीपुर 


नलकूप प्रमंडल , नवादा 
| लघु सिंचाई प्रमंडल , बांका (प्रतिनियुक्त ) 
| लघु सिंचाई प्रमंडल, नालन्दा 


11 


मो0 अरशद अयूब 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

गोपाल कृष्ण परमहंस , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1300 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette . bih. nic.in 


